Regd . No. CHD/ 0093/ 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


परकार 


GOVT.S 


OF 


WARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


चण्डीगढ़, मंगलवार , दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 

(17 अग्रहायण, 1937 शक ) 


विधायी परिशिष्ट 


क्रमांक 


विषय वस्तु 


पृष्ठ 


भाग 


अधिनियम 


कुछ नहीं 


भाग II 


अध्यादेश 


कुछ नहीं 


भाग III 


401402 


प्रत्यायोजित विधान 
अधिसूचना संख्या सा 0 का 0नि 0 22 / संवि० / अनु 0 309/2015, दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 
हरियाणा खेल तथा युवा कल्याण विभाग राज्य (ग्रुप - ग ) सेवा ( संशोधन ) नियम, 2015. 
( प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित ) 
शुद्धि -पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 


भाग IV 


कुछ नहीं । 


Price : Rs. 5-00 


(lxxvi ) 


HARYANA GOVT . GAZ ., DEC . 8 , 2015 ( AGHN. 17, 1937 SAKA) 


401 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 
संख्या सा 0 का 0नि 0 22 / संवि ० / अनु0 309 / 2015.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा खेल तथा युवा कल्याण विभाग राज्य ( ग्रुप -ग ) सेवा 
नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

ये नियम हरियाणा खेल तथा युवा कल्याण विभाग राज्य ( ग्रुप- ग) सेवा ( संशोधन ) नियम , 2015, कहे जा सकते 
हैं । 

हरियाणा खेल तथा युवा कल्याण विभाग राज्य ( ग्रुप -ग) सेवा नियम, 1998 में , परिशिष्ट ख में , क्रम संख्या 21 के 
सामने , खाना 4 के नीचे, मद ( ii ) के बाद , निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 
“ टिप्पण :- दिनांक 08 नवम्बर , 2013 से पहले भर्ती हुए दफ्तरी, जमादार , सेवादार, चौकीदार, माली एवं चौकीदार , सहायक 

रसोईया, सेवादार एवं माली, सफाईकर्ता, ग्राउण्डमैन में से पदोन्नति की दशा मे न्यूनतम अर्हता मैट्रिक होगी ।" । 


1 . 


2 . 


डॉ . के . के . खण्डेलवाल , 
अपर मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार , 
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग । 


402 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 8 , 2015 ( AGHN . 17 , 1937 SAKA ) 


[ Authorized English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT 


Notification 


The 8th December, 2015 


No. G.S.R. 22/Const./ Art.309 /2015.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Sports 
and Youth Welfare Department State (Group C ) Service Rules, 1998 , namely : 

1 . These rules may be called the Haryana Sports and Youth Welfare Department State (Group C ) Service 
(Amendment) Rules, 2015 . 

2 . In the Haryana Sports and Youth Welfare Department State (Group C ) Service Rules , 1998, in Appendix 
B , under column 4 against serial number 21, after item (ii) the following note shall be added , namely : 
Note :- The minimum qualification for promotion from Daftri, Jamadar, Peon , Chowkidar, Mali- cum - Chowkidar, 

Assistant Cook , Peon -cum -Mali, Sweeper and Groundman , recruited before 08/11/2013 shall be Matric . ” . 


66 


DR . K.K. KHANDELWAL , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Sports and Youth Affairs Department. 


53855 — C.S. - H.G.P ., Chd . 


